रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004 /99 


EF-- 


. . 


v 


1 : 


. . 


- 


- 


- 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 4 , 2015 / माघ 15 , 1936 
NEW DELHI , WEDNESDAY , FEBRUARY 4, 2015 / MAGHA 15, 1936 


सं . 260 ] 
No. 260 ] 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2015 
का . आ . 345( अ). - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 (1957 का 20 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार में कोयला मंत्रालय के द्वारा 
जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का . आ . 565 तारीख 3 फरवरी, 2012 और पश्चात्वर्ती अधिसूचना संख्यांक का . आ . 355 ( अ ), 
तारीख 4 फरवरी, 2014 जो भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 11 फरवरी, 2012 और 5 फरवरी , 2014 में 
प्रकाशित की गई थी , उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 10587.525 हेक्टर 
( लगभग) या 26161 .77 एकड़ ( लगभग ) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ; 

और केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि के एक 
भाग में कोयला अभिप्राप्त है । 

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची 
में वर्णित 1677.253 हेक्टर ( लगभग ) या 4144.492 एकड़ ( लगभग ) माप की उक्त भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना 
देती है; 
टिप्पण 1: इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एसईसीएल / बीएसपी / जीएम( पीएलजी ) / भूमि / 459 , 
तारीख 28 नवम्बर, 2014 का निरीक्षण कलक्टर, जिला - रायगढ़ ( छत्तीसगढ़ ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल 
हाउस स्ट्रीट , कोलकाता - 700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग ), सीपत रोड , 
बिलासपुर - 495006 ( छत्तीसगढ़ ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 
टिप्पण 2: उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध : 
अर्जन के बाबत् आपत्तियाँ: 
"8(1 ) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत् धारा 7 की उप - धारा (1 ) के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध 
है , अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं 
अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा । 
स्पष्टीकरण . - इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वंय 
खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नही करनी चाहिए । 


613 GI/2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii) ] 


( 2 ) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम अधिकारी, आपत्तिकर्ता 
को स्वयं सुने जाने या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी 
अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो , करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझता है , वह या तो धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
अधिसूचित भूमि का या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़े या ऐसी 
भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख 
सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा । 
( 3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का 
हकदार होगा, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं । " 
टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 

का . आ . 905, तारीख 20 मार्च, 1987 द्वारा भारत के राजपत्र , भाग II, खंड 3, उप - खंड (ii ), 
तारीख 4 अप्रैल, 1987 में प्रकाशित द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है । 


अनुसूची 


दुर्गापुर ब्लाक ( तरईमार, शेरबन्द, बईसी, सरीया, शाहपुर , दुर्गापुर ब्लाक ) 

रायगढ़ क्षेत्र, जिला - रायगढ़ ( छत्तीसगढ़ ) 


क्रम 


जिला 


सं . 


33 


( रेखांक संख्यांक एसईसीएल / बीएसपी / जीएम(पीएलजी) / भूमि / 459 , तारीख 28 नवम्बर ,2014 ) 
सभी अधिकार : 
( क ) राजस्व भूमि : 
ग्राम का नाम 

पटवारी तहसील 

क्षेत्र हेक्टर में टिप्पणी 
हल्का नम्बर 
दुर्गापुर 

धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 

304 . 510 भाग 
शाहपुर 

33 धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 227. 858 

भाग 
धरमजयगढ़ कालोनी 

धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 

791 . 642 भाग 
धरमजयगढ़ 

धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 

60 . 176 भाग 
तरईमार 

धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 27. 881 

भाग 
बईसी 

धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 

0 . 409 
बईसी कालोनी 

धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 

12. 934 
कुल : 1425.410 हेक्टर ( लगभग ) या 3522.188 एकड़ ( लगभग ) 


भाग 
भाग 


( ख ) राजस्व वन भूमि ( सीजेजे / बीजेजे ) : 


ग्राम का नाम 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हेक्टर में 


टिप्पणी 


क्रम 
| सं . 
| 1. 


दुर्गापुर 
धरमजयगढ़ 
तरईमार 
बईसी 


पटवारी हल्का 

नम्बर 
33 

32 
___ 33 


| 3. 


| 4. 


36 


धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 170 . 760 

भाग 
धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 11 . 687 

भाग 
धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 51. 296 

भाग 
धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 18 .100 

भाग 
कुल : 251. 843 हेक्टर ( लगभग ) या 622.304 एकड़ ( लगभग ) 
कुल योग ( क + ख ) = 1677.253 हेक्टर (लगभग ) 

या 4144.492 एकड़ ( लगभग ) 


1. ग्राम दुर्गापुर (भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : - 2( भाग), 6(भाग ), 7( भाग), 17( भाग ), 18(भाग), 19 से 
49, 50( भाग), 57 ( भाग ), 62 से 74, 75 / 1, 76, 77 , 78 / 1, 81, 82, 83 (भाग), 84 से 92, 95 से 107, 109 से 156, 157 / 1 , 
158 से 164 , 165 / 1, 166 से 240 , 241 / 1, 242( भाग), 243 से 288, 290 (भाग), 291 से 536, 537 (भाग), 539( भाग ), 543 , 
556, 559 से 564, 566 , 567 , 569, 570 से 582 | 
2. ग्राम शाहपुर (भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : - 1 से 255, 367, 368 , 371 से 374, 410 से 415, 
433 से 436 , 441, 444, 445 , 457 से 535 , 581 से 589 , 593 से 630, 683 से 689, 700 से 708 । । 
3. ग्राम धरमजयगढ़ कालोनी ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या: - 1 से 158, 162 , 169 से 171, 176 से 
344 , 404, 406, 408 , 409 | 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4. 
1460 | 


ग्राम धरमजयगढ़ ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक: - 1 से 22, 32 से 60 , 75 , 78 से 82, 348( भाग ), 


ग्राम तरईमार (भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : - 65/3के, 93 , 94 / 1, 95 से 118 | 

ग्राम बईसी (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या: - 27 , 80 ( भाग ) । 
7. ग्राम बईसी कालोनी ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या: - 294 से 299 । 
सीमा वर्णन : 
क - ख रेखा ग्राम दुर्गापुर में बिन्दु " क " से प्रारंभ होती है और ग्राम दुर्गापुर के पश्चिमी सीमा से होती हुई ग्राम दुर्गापुर के 

पश्चिमी सीमा में बिन्दु " ख पर मिलती है । 
ख – ग रेखा बिन्दु " ख " से प्रारंभ होती है और ग्राम दुर्गापुर के प्लाट संख्यांकों 115, 107 / 1, 109, 107 / 1, 90 / 2, 92 के 

उत्तरी सीमा , 30 / 1, 6 / 1घ, 6 / 1ग , 2 / 2 के पश्चिमी सीमा , 2 / 2 , 27 / 2, 27 / 1,7 / 1ग , 7 / 3 - 23 / 2 , 20 के 
उत्तरी सीमा , 20, 19 के पूर्वी सीमा , प्लाट संख्याकों 46, 17 / 4, 42 / 3, 17 / 6, 49 / 5, 67 के उत्तरी सीमा, ग्राम 

दुर्गापुर - शाहपुर के भागतः सम्मिलित सीमा से होती हुई बिन्दु " ग " पर मिलती है । 
ग - घ रेखा बिन्दु " ग " से प्रारंभ होती है और ग्राम शाहपुर के प्लाट संख्याकों 8, 2, 1, 3, 85 , 86, 88, 91, 92 , 187, 189, 190 , 

194 / 1, 194 / 3, 194 / 2, 198, 205 , 206, 246, 248, 254 के उत्तरी सीमा से होती हुई बिन्दु " घ पर मिलती है । 
घ – ङ रेखा बिन्दु " घ से प्रारंभ होती है और ग्राम शाहपुर के प्लाट संख्याकों 254, 255 के पूर्वी सीमा, 255 से होकर, 415 , 

412 के दक्षिणी सीमा , 160 से होकर, 433, 434, 436 , 441, 151 के दक्षिणी, 444 के पूर्वी सीमा , 445 से होकर, 462 , 

461, 458, 457 के पूर्वी सीमा , 477 से होकर, 535 के पूर्वी सीमा से होती हुई बिन्दु " ङ " पर मिलती है । 
ङ – च रेखा बिन्दु " ङ " से प्रारंभ होती है और ग्राम शाहपुर - धरमजयगढ़ कालोनी के भागतः सम्मिलित सीमा से होकर ग्राम 

शाहपुर के प्लाट संख्याकों 579 / 6, 580 , 409 के दक्षिणी सीमा , 589 से होकर, प्लाट संख्याकों 590 , 591, 592 के 
दक्षिणी सीमा , प्लाट संख्याकों 605 , 374 से होकर, प्लाट संख्याकों 358 / 3, 357, 356 / 2, 358 / 4 के दक्षिणी सीमा , 
प्लाट संख्याकों 370 , 369, 359 के पूर्वी सीमा , 360 , 366, 631, 682 , 690, 692 , 693, 668 के दक्षिणी सीमा से होती हुई 

ग्राम शाहपुर के दक्षिणी सीमा में बिन्दु " च " पर मिलती है । 
च - छ रेखा बिन्दु " च " से प्रारंभ होती है और ग्राम शाहपुर – धरमजयगढ़ के भागतः सम्मिलित सीमा से होकर ग्राम शाहपुर के 

प्लाट संख्याकों 8 / 52 , 8 / 1क5, 8 / 33, 8 / 14 के उत्तरी सीमा , प्लाट संख्याकों 8 / 14, 8 / 1ग, 8 / 24 , 8 / 25, 82 , 
81, 80 , 79, 78, 57 , 58 , 75 , 60 , 35 , 36 , 33 / 4, 32 , 1460 / 2, 17 के पूर्वी सीमा से गुजरती हुई बिन्दु " छ " पर 

मिलती है । 
छ - ज रेखा बिन्दु " छ से प्रारंभ होती है और ग्राम धरमजयगढ़ के प्लाट संख्याकों 17, 18, 20, 8 / 14क1 / 1, 8 / 14क1 / 9 , 

ग्राम तरईमार के 118 / 2 के पूर्वी सीमा, ग्राम बईसी कालोनी के 299, ग्राम तरईमार के प्लाट संख्याकों 100 / 2छ, 
100 / 2ड , 93 / 2, 93 / 1, 93 / 6, 93 / 3 के दक्षिणी सीमा , ग्राम तरईमार के प्लाट संख्याकों 93 / 3, 93 / 5 , 94 / 1, 

95 / 3, 95 / 2, 95 / 1, 104 / 2क के पश्चिमी सीमा से होती हुई बिन्दु " ज " पर मिलती है । 
ज - क रेखा बिन्दु " ज से प्रारंभ होती है और ग्राम धरमजयगढ़ कालोनी के प्लाट संख्या 339 , 338, 325, 708 , 309 , 

223 , 222, 219, 188 / 1, 188 / 2, 187 , 186 और ग्राम बईसी के 27 / 4 के दक्षिणी, ग्राम धरमजयगढ़ कालोनी के 178 के 
पश्चिमी, 171 के दक्षिणी, 170 , 169 के पूर्वी, 169, 156, 162 के दक्षिणी, ग्राम बईसी के 80 / 1क - 1 से होकर, ग्राम 
दुर्गापुर के भागतः दक्षिणी सीमा से होती हुई आरंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 


[ फा . सं . 43015 / 27 / 2010 - पीआरआईडब्ल्यू 


- I ] 


विवेक भारद्वाज , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COAL 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th February, 2015 
S . O . 345 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S .O . 565 , dated 
the 3rd February , 2012 and subsequently the period extended vide notification number S . O . 355 ( E ), dated the 4th 
February , 2014 issued under sub -section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 
1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India , part- II , Section 3 , Sub 
section ( ii ) dated the 11th February , 2012 and the 5th February , 2014 , the Central Government gave notice of its 
intentionto prospect for coal in 10587 . 525 hectares ( approximately ) or 26161 .77 acres ( approximately ) of the lands in 
the locality specified in the Schedule annexed to that notification ; 

And, whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in 
the Schedule appended to this notification . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 7 of the said Act, the Central 
Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 1677 .253 hectares ( approximately ) or 
4144.492 acres (approximately) as all rights in or over the said lands described in the Schedule appended hereto : 
Note 1 : The plan bearing number SECL / BSP / GM ( PLG )/ LAND / 459, dated the 28th November , 2014 of the area 
covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Raigarh (Chhattisgarh ) or in the office of the 
Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700001 or in the office of the South Eastern Coalfields Limited 
(Revenue Section ), Seepat Road, Bilaspur, 495006 (Chhattisgarh ). 
Note 2 : Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows: 
Objection to Acquisition : 
“ 8 (1 ) Any person interested in any land in respect of which a notification under section (1 ) of section 7 has been 
issued , may , within thirty days of the issue of the notification , object to the acquisition of the whole or of any part of the 
land or any rights in or over such land . 
Explanation .- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires 
to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken 
by the Central Government or by any other person . 
(2 ) Every objection under sub - section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent 
authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall , after 
hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary , either make a report in 
respect of the land which has been notified under sub - section ( 1) of section 7 or of rights in or over such land , or make 
different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land , to the Central Government, 
containing his recommendations on the objections , together with the record of the proceedings held by him , for the decision 
of that Government. 
( 3 ) For the purposes of this section , a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an 
interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.” 
Note 3 : The Coal Controller , 1 , Council House Street , Kolkata , 700001, has been appointed by the CentralGovernment as 
the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S .O . 905 , dated the 20th March , 1987 , 
published in part II, section 3 , sub -section ( ii ) of the Gazette of India , dated the 4th April, 1987 . 


SCHEDULE 
Durgapur Block ( Taraimar, Sherband , Baisi , Sariya, Shahpur, Durgapur Block ) 

Raigarh Area , District Raigarh (Chhattisgarh ) 
(plan bearing number SECL /BSP/GM ( PLG )/LAND / 459 , dated the 28th November, 2014 ) 
All Rights: 
(A ) Revenue Land : 


Sl. 
No. 


Name of village 


33 


Part 


| 2 . 


Durgapur 
Shahpur 
Dharamjaigarh Colony 
Dharamjaigarh 
Taraimar 
Baisi 
Baisi Colony 


Patwari 

Tahsil 

District Area in Remarks 
Halka 

hectares 
number 
Dharamjaigarh I Raigarh 

304 .510 
33 Dharamjaigarh Raigarh 227 .858 

Part 
33 Dharamjaigarh Raigarh 791.642 

Part 
Dharamjaigarh Raigarh 60 . 176 

Part 
33 Dharamjaigarh Raigarh 27 . 881 

Part 
36 Dharamjaigarh Raigarh 

0 .409 

Part 
Dharamjaigarh Raigarh 12 .934 

Part 
Total:- 1425. 410 hectares (approximately) or 3522. 188 acres (approximately ) 


32 


Kalga 


36 


(B ) Revenue Forest Land (CJJ & BJJ) : 


Sl. 


Tahsil 


District 


Remarks 


Name of 
village 


Patwari 
halka 


Area in 
hectares 


No. 


number 


33 


Durgapur 
Dharamjaigarh 
Taraimar 
Baisi 


3 . 


32 
33 
36 


Dharamjaigarh Raigarh 170 . 760 

Part 
Dharamjaigarh Raigarh 

11 .687 

Part 
Dharamjaigarh Raigarh 51 .296 

Part 
Dharamjaigarh Raigarh 18 . 100 

Part 
Total:- 251.843 hectares (approximately) or 622 .304 acres (approximately ) 


[ TT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Grand Total ( A + B ) = 1677 .253 hectares (approximately ) 

or 4144.492 acres ( approximately ) 
1 . Plot Numbers to be acquired in village Durgapur (Part):- 2 (P ) , 6 (P ) , 7 (P ) , 17 (P ) , 18 (P ) , 19 to 49 , 50 ( P ), 57 (P ), 62 to 

74 , 75 / 1, 76 , 77, 78 /1 , 81, 82 , 83 (P ), 84 to 92 , 95 to 107 , 109 to 156 , 157 / 1 , 158 to 164 , 165/ 1 , 166 to 240 , 241/ 1, 

242 (P ), 243 to 288 , 290 (P ), 291 to 536 , 537 (P ), 539 (P ), 543, 556 , 559 to 564 , 566 , 567 , 569 , 570 to 582 . 
2 . Plot Numbers to be acquired in village Shahpur (Part):- 1 to 255 , 367 , 368 , 371 to 374 , 410 to 415 , 433 to 436 , 441 , 

444 , 445 , 457 to 535 , 581 to 589, 593 to 630 , 683 to 689 , 700 to 708 . 
3. Plot Numbers to be acquired in village Dharamjaigarh Colony ( Part):- 1 to 158 , 162 , 169 to 171, 176 to 344 , 404 , 406 , 

408 , 409 . 
4 . Plot Numbers to be acquired in village Dharamjaigarh (Part):- 1 to 22, 32 to 60, 75, 78 to 82 , 348 (P ), 1460 . 
5 . Plot Numbers to be acquired in village Taraimar ( Part):- 65 /3k , 93, 94 /1 , 95 to 118 . 
6 . Plot Numbers to be acquired in village Baisi (Part):- 27 , 80 (P ). 

7. Plot Numbers to be acquired in village Baisi Colony (Part):- 294 to 299 . 
Boundary description : 
A - B Line starts from point ‘ A ’ and passes in village Durgapur along western village boundary of village Durgapur 

and meets at point B on the western boundary . 
B - C Line starts from point B and passes in village Durgapur along northern boundary of plot number 115 , 107 /1 , 

109 , 107 /1 , 90 /2 , 92 , western boundary of plot number 30 /1, 6 / 1gha , 6 / 1g , 2/2 , northern boundary of plot 
number 2 /2 , 27 /2 , 27 /1 , 7 /1g, 7 / 3 -23 /2 , 20 , eastern boundary of plot number 20 , 19 , northern boundary of plot 
number 46 , 17 /4 , 42 /3 , 17 /6 , 49 /5 , 67, partly common boundary of villages Durgapur- Shahpur and meets at point 
C . 


C -D 


D - E 


E - F 


F -G 


Line starts from point C and passes in village Shahpur along northern boundary of plot number 8 , 2 , 1 , 3 , 85 , 
86 , 88 , 91, 92, 187, 189, 190 , 194/1, 194 /3 , 194 /2 , 198 , 205 , 206 , 246 , 248 , 254 and meets at point ‘ D . 
Line starts from point D and passes in village Shahpur along eastern boundary of plot number 254 , 255 , 
through 255 , along southern boundary of plot number 415 , 412 , through 160 , southern boundary of plot 
number 433 , 434 , 436 , 441, 151, eastern boundary of plot number 444 , through 445 , eastern boundary of plot 
number 462 , 461, 458, 457 , through 477, eastern boundary of plot number 535 and meets at point ‘ E . 
Line starts from point E and passes in village Shahpur along partly common boundary of villages Shahpur 
Dharamjaigarh Colony , along southern boundary of plot number 579/6 , 580 , 409 , through 589, along southern 
boundary of plot number 590 , 591, 592 , through 605 , 374, along southern boundary of plot number 358 /3 , 357, 
356 /2 , 358 /4 , eastern boundary of plot number 370 , 369, 359 , southern boundary of plot number 360 , 366 , 
631 , 682 , 690 , 692 , 693 , 668 and meets at point ‘ F on the southern boundary of villages Shahpur. 
Line starts from point F and passes along partly common boundary of villages Shahpur-Dharamjaigarh along 
northern boundary of plot number 8 /52 , 8 / 1k5 , 8 / 33 , 8 / 14 , eastern boundary of plot number 8 / 14 , 8 / 1g, 8 / 24 , 
8 /25 , 82 , 81 , 80 , 79 , 78 , 57 , 58 , 75 , 60 , 35 , 36 , 33 /4 , 32 , 1460 /2 , 17 and meets at point ‘G ’. 
Line starts from point ‘G ’ and passes along eastern boundary of plot number 17 , 18 , 20 , 8 / 14k1/1 , 8 /14k1/ 9 of 
village Dharamjaigarh , 118 /2 of village Taraimar , southern boundary of plot number 299 of village Baisi 
Colony, southern boundary of plot number 100 /2chha , 100 /2d, 93 / 2 , 93/ 1 , 93 /6 , 93 /3 , western boundary of plot 
number 93/3 , 93/5 , 94 /1, 95/3 , 95 /2 , 95 /1, 104 /2k of village Taraimar and meets at point H . 
Line starts from point H and passes along southern boundary of plot number 339 , 338 , 325 , 708 , 309, 223 , 222 , 
219 , 188 /1 , 188 /2 , 187 , 186 of village Dharamjaigarh Colony , and 27 /4 of village Baisi, western boundary of 
plot number 178 , southern boundary of plot number 171 , eastern boundary of plot number 170 , 169, southern 
boundary of plot number 169 , 156 , 162 , of village Dharamjaigarh Colony , through 80 / 1k - 1 of village Baisi , 
along partly southern boundary of village Durgapur and meets at starting point ‘ A ’. 


G - H 


H - A 


[ F . No. 43015 / 27 / 2010 -PRIW - I] 
VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


